निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 321 ) 


4 फाल्गुन 1936 ( 20 ) 
पटना , सोमवार , 23 फरवरी 2015 


सं0 13 / अ0प्र0 - 02 - 21 / 14 - 1554 


ग्रामीण कार्य विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

9 फरवरी 2015 
विषयः - मांग संख्या - 37 योजना शीर्ष 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय - उपशीर्ष 

00 - लघु शीर्ष - 103 - ग्राम विकास उप शीर्ष - 0216 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ( केन्द्रांश) के 
अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301 में कुल राशि 4486. 90000 लाख ( चौवालीस करोड़ छियासी लाख नब्बे 
हजार) रू0 मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति । 

वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है । इस योजना की मार्गदर्शिका के अन्तर्गत योग्य सभी 
ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क से जोड़ने हेतु यह अत्यंत महात्वाकांक्षी योजना है । इसके अन्तर्गत ग्रामीण 
विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पथों की बड़े पैमाने पर स्वीकृति दी गई हैं तथा राशि की विमुक्ति भी की गई है । 

___ 2. इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक - P-17017/12/2014- RC दिनांक 
17.11 .14 के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष के लिए कुल ₹ 165000.00000 लाख 
( सोलह सौ पचास करोड़) रू0 विमुक्त किये जाने की सूचना दी गई है । 

3. वित्तीय वर्ष 2014 - 15 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विपत्र कोड– P451500103216 में 
मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत कुल बजट उपबंध ₹ 148955. 39000 लाख ( चौदह सौ नवासी करोड़ पचपन लाख 


उन्चालीस हजार) रू0 मात्र है । इस राशि की निकासी की जा चुकी है तथा इसे योजना के कार्यान्वयन हेतु PIUs 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 फरवरी 2015 
अर्थात कार्य प्रमण्डलों को उपलब्ध भी कराया जा चुका है । वर्तमान में योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की उपलब्धता 
अत्यंत आवश्यक था । 

___ 4. वर्तमान स्थिति में इस वित्तीय वर्ष के बजट उपबंध ₹ 148955.39000 लाख ( चौदह सौ नवासी करोड़ 


पचपन लाख उन्चालीस हजार ) रू0 के अतिरिक्त ₹ 4486.90000 लाख ( चौवालीस करोड़ छियासी लाख नब्बे हजार ) 
रू0 की तत्काल आवश्यकता है । इस आलोक में मांग संख्या - 37 योजना शीर्ष 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर 
पूँजीगत परिव्यय - उपशीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 103 – ग्राम विकास उप शीर्ष - 0216 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 
( केन्द्रांश) के अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301 में कुल राशि ₹ 4486.90000 लाख ( चौवालीस करोड़ छियासी लाख नब्बे हजार) 
रू0 मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त है । 
आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 
इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


चंचल कुमार , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 321 -571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih. nic.in 


